FerFTBO - ( ) - 72 


REGISTERED No. D -( D ) -72 


Lada 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


प्रसाधारण 
EXTRAORDINARY 

HITI- OT 1 
PART I - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


po 110] 


a fart, TÆTT , 8, 1976/ 1965 18, 1898 
NEW DELHI, TI ESDAY, JUNE 8 , 1976/JYAIŞTHA 18 , 1898 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paglog la given to this part in order that it may be filed 

As a separate complladon 


11 


11 


MINISTRY OF COMMERCE 

PUBLIC NOTICE 
IMPORT TRADE CONTROL 

New Delhi, the 8th Fune 1976 
SUBJECT : - Import of Dates ( S . No. 21(0)/ IV ) from Iraq during 1975 - 76 licensing period - Grant 

of Suppleinontary licences . 
No . 45- ITC (PN )/ 76 . – Attention is invitert to Ministry of Commerce Public Notice 
No. 107- ITC (PN ) /75 dated the 9th October , 1975 , announcing the policy for importof dates from 
Iraq for 1975 - 76 licensing period oil annual basis . 

2 . It has been decided to grant supplementary licences for import of dates from Iraq to all 
parties (including co -operative Sociсties dealing in fresh fruit ) who have already been granted import 
licences in pursuance of Public Notice No. 107 - ITC (PN ) / 75 , dated the 9th October , 1975 , at 
the rate of 12 % of the value of licences granted to them under themain policy . 

3 . Eligible importers may submit their applications to the concerned licensing authority 
from whom they had obtained the main licellccs in terms of the aforesaid Public Notice. 

4 . Applications should be submitted in the prescribec. form and manner complete with 
additional Treasury Receipt, indicating therein the full details i. . number , date and value of the 
main licences obtained by the eligible importers . The last date for receipt of applications, under 
this Public Notice will be 30th June, 1976 . All incomplete /belated applications are liable to be 
rejected . 

5 . Licences issued in termsof this Public Notice will be valid for import of Dates from 
Iraq subjcct to tlic condition that not less than 60 % of the face value of the licence shall have 
to be ulilised for import by sailing vessels only and the balancc 40 % by Stcamers etc . 


( 747 ) 


748 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [ PART I - SEC. 1 ] 


6 . The licences issued in terms of this Public Notice will be valid upto the 31st August . 
1976 and no further extention in the validity period of the licences will be granted , 

7. Other terms and conditions of Public Notice No. 107 -ITC( PN ) /75 dated 9th Octo 
ber , 1975 will also apply mutatis mutandis, 

P . K . KAUL, 
Chief Controller of Imports and Exports . 
वाणिज्य मंत्रालय 
सार्वजनिक सूचना 
मायात व्यापार नियंत्रण 

नई दिल्ली , 8 जून, 1976 
विषय.- --लाइसेन्स अवधि 1975 - 76 के दौरान ईराक से खजूरों ( क्रम संख्या 21( बी )/ 4 ) 

का प्रायात – सम्पूरक लाइसेंसों की मंजूरी । 

सं0 45 - माई. टी०सी० ( पी०एन० )/ 16. - - लाइसेन्स अवधि 1975 - 76 के लिए वार्षिक 
आधार पर ईराक से खजूरों के पायात के लिए नीति की घोषणा करते हुए वाणिज्य मंत्रालय की 
सार्वजनिक सूचना सखया 107- पाई टी सी ( पी एन ) / 75 दिनांक 8 अक्तूबर, 1975 की ओर 
ध्यान आकृष्ट किया जाता है । 

2. यह निश्चय किया गया है कि जिन पार्टियों को सार्वजनिक सूचना संख्या 107- आई 
टी सी ( पी एन ) / 75 दिनांक 9 अक्तूबर , 1975 के अनुसरण में पहले ही आयात लाइसस 
प्रदान किए गए हैं उन सभी पार्टियों (ताजे फलों का व्यापार करने वाली सहकारी समितियों 
सहित ) को मुख्य नीति के अन्तर्गत उन को प्रदान किए गए लाइसेंसों के मूल्य के 12 % की दर 
पर ईराक से खजूरों के प्रायात के लिए सम्पूरक लाइसेंस प्रदान किए जाएं । 

3. पात्र आयातक अपने आवेदन पत्र उस सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत करें जिस 
से उन्होंने पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना को शर्तों के अनुसार मुख्य लाइसेंस प्राप्त किए थे । 

4. आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में औरनिर्धारित तरीके से पूर्ण, अतिरिक्त खजाना 
रसीद के साथ , पूर्ण ब्यौरे अर्थात् संख्या , दिनांक और पान पायातकों द्वारा प्राप्त किए गए मुख्य 
लाइसेंसों के मूल्य निर्दिष्ट करते हुए प्रस्तुत करने चाहिएं । इस सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत 
प्रावेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जून, 1976 होगी । अपूर्ण /विलम्बित सभी प्रावेदन पत्र 
अस्वीकार किए जा सकते हैं । 

5 . इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार जारी किए गए लाइमेंस ईराक से खजूरों के आयात 
के लिए इस शर्त के अधीन होगे कि लाइसेंस के अंकित मूल्य के कम से कम 60 % का आयात केवल 
पालपोतों द्वारा करना होगा और शेष 40 % का प्रायात स्टीमरों आदि द्वारा । 

6. इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार जारी किए गए लाइसेस 31 अगस्त , 1976 तक 
वध होगे और लाइसेंसों की वैधता अवधि में आगे कोई वृद्धि मंजूर नहीं की जाएगी । 

7. सार्वजनकि सूचना संख्या 107- भाई टी सी ( पी एन ) / 75 दिनांक 9 अक्तूबर , 1975 
की अन्य शर्ते भी प्रावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगी । 

पी० के० कौल , 
मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात । 


PRINT : D BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELIII , 1976 


